सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


25 श्रावण, 1941 ( श ० ) 


संख्या- 660 राँची, शुक्रवार , 


16 अगस्त , 2019 ( ई ० ) 


गृह , कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग | 


अधिसूचना 
06 अगस्त, 2019 ई ० | 


संख्या-10/विविध -1216/ 2018- 4210 राज्य सरकार द्वारा झारखण्ड/ वनांचल अलग राज्य 
के गठन हेतु किये गये आंदोलन के आंदोलनकारियों को सम्मानित करने हेतु निर्णय विभागीय संकल्प 
संख्या-2108, दिनांक -07.05.2012 (प्रति संलग्न ) द्वारा लिया गया था । 


2 . 


उक्त संकल्प के आलोक में आंदोलनकारियों को चिन्हित करने हेतु गठित 
झारखण्ड / वनांचल आंदोलनकारी चिन्हितीकरण आयोग से प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में राज्य 
सरकार द्वारा जिलावार चिन्हित आन्दोलनकारियों की सूची पर स्वीकृति प्रदान करते हुए अधिसूचना 
संख्या-4920 , दिनांक-10.08.2015 एवं अधिसूचना संख्या-5275, दिनांक -22.09.2017 द्वारा 
अधिसूचित किया गया था । 

उक्त विभागीय अधिसूचना द्वारा अधिसूचित झारखण्ड आन्दोलनकारियों का कंडिका 
सुधार संबंधी प्रतिवेदन चिन्हितीकरण आयोग के पत्रांक-2688, दिनांक-22.02.2019 द्वारा प्राप्त हुआ । 
उक्त प्रतिवेदनों के आलोक में राज्य सरकार द्वारा संलग्न सूची के अनुसार चिन्हित आंदोलनकारियों 
की कंडिका सुधार पर स्वीकृति प्रदान की गयी है । इस चिन्हित आंदोलनकारियों को उक्त संकल्प के 


3 . 


2 


झारखण्ड गजट ( असाधारण) शुक्रवार , 16 अगस्त , 2019 
प्रावधानों के अनुरूप उनकी कोटि के अंतर्गत वर्णित सुविधाएं संबंधित जिला के उपायुक्त द्वारा प्रदान 
की जायेगी । 


4 . 


संबंधित उपायुक्त अपने जिले से सम्बद्ध संलग्न सूची में नामांकित चिन्हित 
झारखण्ड/वनांचल आन्दोलनकारी की पहचान करते हुए उन्हें प्रतिमाह देय बकाया सम्मान पेंशन राशि 
का एक मुश्त भुगतान संगत बजट शीर्ष में निधि की उपलब्धता के आधार पर से सुनिश्चित करेंगे एवं 
प्रत्येक माह का सम्मान पेंशन का उसके अगले माह के प्रथम सप्ताह तक भुगतान होगा। 

यह भी सुनिश्चित करेंगे कि किसी भी स्थिति में किसी एक आन्दोलनकारी को दोहरा 
सम्मान पेंशन का भुगतान नहीं हो सके । 


5 . 


6 . 


यह दिनांक-01.08.2015 से प्रभावी होगा । 


अनु .- यथोक्त । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


इग्नातियुस कुल्लू, 


सरकार के उप सचिव । 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) शुक्रवार , 16 अगस्त , 2019 


3 


झारखण्ड सरकार 
गृह , कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग 


गृह विभाग के संकल्प संख्या-6 /विविध-1013/ 2008-2108 , दिनांक-07.05.2012 में निहित प्रावधानों के अनुरूप 
चिन्हित आंदोलनकारियों की सूची: 


क्र ० 


1 


2 


श्री शिव कुमार साहु 


3 


नाम एवं पता 

अधिसूचना सं .-4920 दि .-10.08.15, संकल्प सं .- 2108 दिनांक 07.05.12 के तहत 
5275, दिनांक -22.09.17 द्वारा वत्र्तमान का वर्गीकरण एवं आधार 

अधिसूचित चिन्हित 
आन्दोलनकारियों की जिला सूची में 

क्रमांक / वर्गीकरण 
श्री बुद्धेश्वर गोप 

प्रथम संपुष्ट सूची, जिला - बोकारो चन्दनकियारी थाना प्राथ . संख्या-117/ 92 के 
पिता- स्व . सहदेव गोप सूची में क्रमांक -116 

अंतर्गत संसीमित रहने का कारा संसीमन प्रमाण 
ग्राम - करमटांड़ पो .- चन्द्रा, कण्डिका -2 ( अन्य ) 

पत्र ( अधीक्षक , मंडल कारा , चास , बोकारो के 
थाना - चन्दनकियारी 

पत्रांक -193, दिनांक -11.02.2019 से सत्यापित ) 
जिला-बोकारो 

कण्डिका-3 ( क ) 
प्रथम संपुष्ट सूची, जिला - बोकारो चन्दनकियारी थाना प्राथ . संख्या -117/ 92 के 
पिता- स्व . ज्योति लाल साहु सूची में क्रमांक -117 

अंतर्गत संसीमित रहने का कारा संसीमन प्रमाण 
ग्राम - चन्द्रा, पो .- चन्द्रा कण्डिका -2 ( अन्य ) 

पत्र ( अधीक्षक , मंडल कारा , चास , बोकारो के 
थाना- चन्दनकियारी 

पत्रांक-193, दिनांक-11.02.2019 से सत्यापित ) 
जिला-बोकारो 

कण्डिका-3 ( क ) 
श्री पालू राम मुर्मू उर्फ पतलु प्रथम संपुष्ट सूची, जिला - पूर्वी मुसाबनी थाना प्राथ . सं. 77/89 के आरोप पत्र के 
राम मुर्मू सिंहभूम 

हिरासत कालम में नाम के आधार पर ( आरोप 
पिता - स्व . राजू मुर्मू सूची में क्रमांक -242 

पत्र न्यायालय की अभिप्रमाणित छायाप्रति है ) 
ग्राम-विक्रमपुर , पो .- बादिया, कण्डिका-2 ( अन्य ) 

कण्डिका -3 ( क ) 
थाना-मुसाबनी 
जिला- पूर्वीसिंहभूम 
श्री गोपाल चन्द्र बनर्जी प्रथम संपुष्ट सूची, जिला टेल्को थाना प्राथ . सं . 202/93 के अंतर्गत 
पिता- श्री गणेश चन्द्र बनर्जी पूर्वीसिंहभूम 

संसीमित रहने का कारा संसीमन प्रमाण पत्र 
ग्राम - घोड़ाबान्धा, सूची में क्रमांक -284 

( अधीक्षक , केन्द्रीय कारा, घाघीडीह के पत्रांक 
पो .- लोहावासा, कण्डिका-2 ( अन्य ) 

533, दिनांक-06.02.2019 से सत्यापित ) 
थाना- गोविन्दपुर 

कण्डिका-3 ( क ) 
जिला- पूर्वीसिंहभूम 
श्री देबु बनर्जी 

प्रथम संपुष्ट सूची, जिला - पूर्वी टेल्को थाना प्राथ . सं. 202/93 के अंतर्गत 
पिता- श्री गणेश चन्द्र बनर्जी सिंहभूम 

संसीमित रहने का कारा संसीमन प्रमाण पत्र 
ग्राम - घोड़ाबान्धा, सूची में क्रमांक -286 

( अधीक्षक, केन्द्रीय कारा, घाघीडीह के पत्रांक 
पो - लोहावासा, कण्डिका -2 ( अन्य ) 

3869, दिनांक -26.10.2018 से सत्यापित ) 
थाना-गोविन्दपुर 

कण्डिका-3 ( क ) 
जिला-पूर्वीसिंहभूम 


4 


5 


4 


6 


7 


झारखण्ड गजट ( असाधारण) शुक्रवार , 16 अगस्त , 2019 
श्री उपेन सोरेन 

द्वितीय संपुष्ट सूची, जिला - पूर्वी मानगो थाना प्राथ. सं . 68/96 के अंतर्गत 
पिता - श्री चन्द्र मोहन सोरेन सिंहभूम 

संसीमित रहने का कारा संसीमन प्रमाण पत्र 
ग्राम - धोबनी, पो .- राजदोहा, सूची में क्रमांक -09 

( अधीक्षक, केन्द्रीय कारा, घाघीडीह के पत्रांक 
थाना- जादुगोड़ा कण्डिका-2 ( अन्य ) 

533, दिनांक -06.02.2019 से सत्यापित ) 
जिला- पूर्वी सिंहभूम 

कण्डिका-3 ( क ) 
श्री शंकर भगत 

प्रथम संपुष्ट सूची, जिला - लोहरदगा लोहरदगा थाना प्राथ. सं . 124/87 के अंतर्गत 
पिता- स्व . नारायण भगत सूची में क्रमांक -54 

संसीमित रहने का कारा संसीमन प्रमाण पत्र 
ग्राम -पकुरिया, कटहल टोली, कण्डिका-2 ( अन्य ) 

( अधीक्षक, मंडल कारा , लोहरदगा के पत्रांक-841 , 
पो .-जुरिया , 

दिनांक-25.07.2018 से सत्यापित ) 
थाना - लोहरदगा 

कण्डिका-3 ( क ) 
जिला- लोहरदगा 
श्री अमर प्रदीप कुजूर 

प्रथम संपुष्ट सूची , जिला - लोहरदगा लोहरदगा थाना प्राथ. सं. 84/93 के अंतर्गत 
पिता- श्री प्रभु सहाय कुजूर सूची में क्रमांक -90 

संसीमित रहने का कारा संसीमन प्रमाण पत्र 
ग्राम - नवाडीह , फटेयाटोली, कण्डिका -2 ( अन्य ) 

आयोग द्वारा 55 वीं बैठक में लोहरदगा वाद सं . 
किस्को, पो .- नारी - नवाडीह , 

एम 84/93 को झारखण्ड वनांचल आन्दोलन से 
थाना-किस्को 

संबंधित माना गया है । ( अधीक्षक , मंडल कारा , 
जिला- लोहरदगा 

लोहरदगा के पत्रांक -144, दिनांक -28.01.2019 
से सत्यापित 


8 


कण्डिका -3 ( क ) 


9 


श्री नसिम अंसारी 


- 


पिता- सलामत अंसारी 


द्वितीय संपुष्ट सूची, जिला 
लोहरदगा 
सूची में क्रमांक -04 


ग्राम- चीरी , बरवाटोली, 


पो .- चीरी, थाना- कुडू , 


कण्डिका -2 ( अन्य ) 


कुडू थाना प्राथ . सं . 88/94 के अंतर्गत संसीमित 
रहने का कारा संसीमन प्रमाण पत्र । (टंकण 
त्रुटिवश सूची में 38/94 अंकित हो गया , कुडू 
थाना प्राथ . सं . 88/94 को आयोग द्वारा पूर्व में 
झारखण्ड वनांचल आन्दोलन से संबंधित माना 
गया है । ( अधीक्षक, मंडल कारा , लोहरदगा के 
पत्रांक -840, दिनांक -25.07.2018 से सत्यापित) 


जिला- लोहरदगा 


कण्डिका -3 ( क ) 


10 श्री जाकिर अंसारी 

पिता- स्व . इबराहिम अंसारी 
ग्राम -चीरी , पो .- चीरी , 


तृतीय संपुष्ट सूची, जिला 
लोहरदगा 
सूची में क्रमांक -01 


थाना- कुडू , 


कण्डिका -2 ( अन्य ) 


जिला- लोहरदगा 
11 | श्री पियोन हेम्ब्रम 

पिता- श्री परमेश्वर हेम्ब्रम 
ग्राम - तरनी, पो .- कारूडीह , 


कुडू थाना प्राथ. सं . 88/94 के अंतर्गत संसीमित 
रहने का कारा संसीमन प्रमाण पत्र । ( अधीक्षक , 
केन्द्रीय कारा, लोहरदगा के पत्रांक -938, दिनांक 
11.08.2018 से सत्यापित ) 
कण्डिका-3 ( क ) 
जामा थाना प्राथ . सं . 22/89 के अंतर्गत 
संसीमित रहने का कारा संसीमन प्रमाण पत्र । 
( अधीक्षक , केन्द्रीय कारा , दुमका के पत्रांक 
3963, दिनांक-25.09.2018 से सत्यापित ) 


प्रथम संपुष्ट सूची, जिला - दुमका 
सूची में क्रमांक -232 
कण्डिका-2 ( अन्य ) 


थाना- गोपीकान्दर 


जिला- दुमका 


कण्डिका-3 ( क ) 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) शुक्रवार , 16 अगस्त , 2019 


5 


12 श्री बड़ो सोरेन 

पिता - स्व .शिव लाल सोरेन 
ग्राम - गुंदलुडीह, बालदाटांड, 
पो .- बड़ो घोलजोड़, 
थाना- कुण्डहित 
जिला- जामताड़ा 


13 श्री बनारसी साहु 

पिता-रामदास साहु 
ग्राम- बड़ा मुरी, 
पो.- बड़ा मुरी, 


प्रथम संपुष्ट सूची, जिला - जामताड़ा कुण्डहित थाना प्राथ. सं . 97/94 में संसीमित 
सूची में क्रमांक -71 

रहने का कारा संसीमन प्रमाण पत्र के आधार 
कण्डिका-2 ( अन्य ) 

पर । ( आयोग द्वारा इस काण्ड को पूर्व में 
झारखण्ड / वनांचल आन्दोलन से संबंधित माना 
गया है ।) अधीक्षक, मंडल कारा , जामताड़ा के 
पत्रांक -1407 , दिनांक-13.10.2016 से कारा 
संसीमन प्रमाण पत्र सत्यापित ) 

कण्डिका-3 ( क ) 
तृतीय संपुष्ट सूची, जिला - राँची 

आयोग की 56 वीं बैठक दिनांक -06-08 / 08/ 2018 
सूची में क्रमांक -20 

के निर्णय संख्या-09 में दिये गये आदेश के 
कण्डिका-2 ( अन्य) 

आलोक में सिल्ली थाना प्राथ . सं .- 91/ 92 को 
झारखण्ड आन्दोलन से संबंधित घटना माना 
गया है । सिल्ली थाना प्राथ . सं . 91/92 के 
अंतर्गत संसीमित रहने का कारा संसीमन प्रमाण 
पत्र । ( अधीक्षक , बिरसा मुण्डा केन्द्रीय कारा, 
होटवार , राँची के पत्रांक-6217, दिनांक 
10.09.2018 से सत्यापित ) 

कण्डिका-3 ( क ) 
प्रथम संपुष्ट सूची, जिला - धनबाद गोविन्दपुर ( बरवाअड्डा) प्राथ . सं . 79/92 के 
सूची में क्रमांक -104 

अंतर्गत संसीमित रहने का कारा संसीमन प्रमाण 
कण्डिका-2 ( अन्य ) 

पत्र । ( अधीक्षक , मंडल कारा, धनबाद के पत्रांक 
212, दिनांक -24.01.2019 से सत्यापित ) 
कण्डिका-3 ( क ) 


थाना-सिल्ली 
जिला- राँची 


14 | श्री इस्तखार अंसारी 

पिता- तैयब अंसारी 
ग्राम - गोबिन्दाडीह , 
पो .- कल्याणपुर 
थाना- कतरास 

जिला- धनबाद 
15 श्री मनोज कुमार सिंह 

पिता- श्री नकुल रवानी 
ग्राम - धोबनी, पो . 

-लालपुर 
थाना- पुटकी 
जिला- धनबाद 


पंचम संपुष्ट सूची, जिला - धनबाद 
सूची में क्रमांक -23 
कण्डिका-2 ( अन्य ) 


पुटकी थाना प्राथ . सं . 105/92 के अंतर्गत 
संसीमित रहने का कारा संसीमन प्रमाण पत्र । 
( अधीक्षक , मंडल कारा , धनबाद के पत्रांक -212 , 
दिनांक-24.01.2019 से सत्यापित ) 
कण्डिका-3 ( क ) 


6 


झारखण्ड गजट ( असाधारण) शुक्रवार, 16 अगस्त , 2019 


गृह विभाग 


संकल्प 
07 मई , 2012 ई ० | 


, 


, 


संख्या -06 /विविध-1013/ 2008- 2108 --राज्य मंत्रीपरिषद् द्वारा झारखण्ड/वनांचल अलग राज्य के गठन 
हेतु किये गये आन्दोलनों के आन्दोलनकारियों को सम्मानित करने हेतु निम्नांकित निर्णय लिये गये हैं : 
1 . पुलिस फायरिंग अथवा कारा में मृत आन्दोलनकारी के आश्रित परिवार के एक सदस्य को निर्धारित 
शैक्षणिक अर्हता के अनुरूप राज्य सरकार के तृतीय एवं चतुर्थ वर्गीय पदों पर नियोजित किया जायेगा । 

आश्रित की श्रेणी में मृत आन्दोलनकारी की पत्नी/ पुत्र / अविवाहित पुत्री/ पुत्र की विधवा पत्नी / 
आन्दोलनकारी 

मृत महिला का पति / आन्दोलनकारी के पौत्र / पौत्री आयेंगे । 
2 . राज्य सरकार द्वारा अन्य आन्दोलनकारियों के मामलों में परिवार के एक सदस्य, जो नियुक्ति हेतु 
चयन प्रक्रिया में शामिल है, को तृतीय एवं चतुर्थ वर्गीय पदों पर अन्य बातें समान रहने पर नियुक्ति में 
प्राथमिकता देने का निर्णय लिया गया है । 

यह नियुक्ति , आन्दोलनकारी परिवार को एक ही बार ( One Time Benefit) देय होगा। 
3 . कारा में संसीमित आन्दोलनकारियों को उनके जीवनकाल एवं मृत्यु होने पर उनके एक आश्रित को 
जीवनकाल तक सम्मान पेंशन निम्नरूपेण दिया जायेगा: 

( क ) कारा में छः माह से कम संसीमित रहने पर रू ० 3,000/ - ( तीन हजार रूपये ) प्रतिमाह । 

( ख ) कारा में छः माह से अधिक संसीमित रहने पर रू ० 5,000/- (पाँच हजार रूपये ) प्रतिमाह । 
4 . आन्दोलनकारी जो बी ० पी ० एल ० कोटि के अन्तर्गत आते हैं , उन्हें राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के 
अन्तर्गत निबंधित/ सम्मिलित कर चिकित्सा सुविध दी जायेगी । अन्य आन्दोलनकारियों को राज्य सरकार के 
अस्पतालों एवं सी ० जी ०एच० एस ० से मान्यता प्राप्त गैर सरकारी निजी अस्पतालों तथा समय- समय पर सरकार 
द्वारा अधिसूचित गैर सरकारी अस्पतालों में चिकित्सीय सुविधा दी जायेगी। यह चिकित्सीय सुविधा रू ० 
30,000 /- ( तीस हजार रूपये) प्रतिवर्ष की अधिकतम सीमा तक प्रतिपूर्ति की जायेगी । 
5 . आन्दोलनकारियों को चिन्हित करने हेतु सेवानिवृत न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक त्रिसदस्यीय आयोग 
का गठन किया जायेगा । आयोग के सदस्यों का चयन राज्य सरकार द्वारा किया जायेगा। 
6 . आन्दोलनकारियों के आश्रितों की पहचान के संबंध में अंतिम निर्णय गृह विभाग के अधीन रहेगा। 
7. चिन्हित आन्दोलनकारियों को प्रतीक चिन्ह एवं प्रमाण पत्र प्रदान किया जायेगा। 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


जे ० बी ० तुबिद , 


सरकार के प्रधान सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 660 - 50 


